रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD . NO. D. L.- 33004/ 99 


द 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग 1 - खण्ड 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 68] 


नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 30 , 2011 / चैत्र 9 , 1933 
___ NEW DELHI, WEDNESDAY , MARCH 30 , 2011 / CHAITRA 9, 1933 


No. 68 ] 


H 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2011 

सं. 42 ( आर ई- 2010 )/ 2009 - 2014 
फा . सं. 1/ 91 / 171/ 37 / एएम -10 /निर्यात सैल. --विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , महानिदेशक , विदेश व्यापर एतद्धारा प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड -1 ) ( परिशिष्ट और आयात निर्यात 
प्रपत्र) , 2009 - 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में यथाउल्लिखित आयात -निर्यात प्रपत्र 2ङ ( ए एन एफ 2ङ ) प्रक्रिया पुस्तक 
खण्ड -1 ( परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्र) , 2009 -14 में मौजूदा ए एन एफ 2ङ को प्रतिस्थापित करेगा । 

2. यह संशोधन 1 - 4 -2011 से लागू होगा । स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए अनुमति हेतु 1 -4 - 2011 के बाद से दायर किए 
गए सभी आवेदनों को नए ए एन एफ 2ङ में प्रस्तुत करना होगा । 

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रयोजन: - स्कोमेट मदों के लिएनिर्यात लाइसेंस हेतुनिर्धारित आवेदन प्रपत्र, आयात 
निर्यात प्रपत्र 2ङ ( ए एन एफ 2ङ ) है ।निर्यातकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर एक सरलीकृत, तर्कसंगत और भरने में 
आसान ए एन एफ 2ङ तैयार किया गया है जिसमें एक संशोधित " घोषणा/ वचनबद्धता शामिल हैं । प्रपत्र को सरल तरीके 
से भरने की दृष्टि से " आवेदकों हेतु दिशा -निर्देशों " को भी व्यापक बनाया गया है। नया ए एन एफ 2ङ 1 -4 - 2011 से लागू 
होगा । स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु 1 -4 - 2011 के बाद से दायर किए गए सभी आवेदनों को नए ए एन एफ 2ङ में प्रस्तुत 
करना होगा । 

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


1154 GI/ 2011 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART ! --- SEC . 1 ] 


आयात निर्यात प्रपत्र 2ड . 


निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध । 

स्कोमैट मदों के निर्यात हेतु आवेदन प्रपत्र 


[ आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया अंत में दिए गए दिशा निर्देशों को देखें ] 


- 


- 


1. आवेदक का विवरणः 
i. आईईसी 
| ii. नाम 

फ्लैट/ प्लाट/ ब्लाक सं . 

गली/ क्षेत्र/ इलाका 
iii . पता 

नगर 
राज्य 


कोड 

टेली नं . 


iv. टेलीफोन नं . (1) 


देश का क्षेत्र कोड 
कोड 


v. फैक्स नं . 


फैक्स नं . 


देश का क्षेत्र कोड 
कोड 


ई-मेल ( 2) 


vi. ई-मेल पता जहाँ प्राधिकार पत्र ई- मेल (1 ) 
भेजना है 


2. निर्यात के लिए आवेदित निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के 
परिशिष्ट 3 में स्कोमैट मदों का ब्यौरा : ( यदि आवश्यकता हो , इसी प्रपत्र में अतिरिक्त शीट ( ए4 आकार) 
संलग्न करें) 
क्रम स्कोमैट श्रेणी स्कोमैट निर्यात आईटीसी (एच मात्रा | कुल एफ ओ बी मूल्य 
सं0 अर्थात 1ख , मद सं. मदों का एस ) कोड नं . सम्बद्ध रुपयों अमेरिकी 
1ग, 2, 3, 4,5 ब्यौरा ( यदि उपलब्ध विदेशी मुद्रा में 

डॉलर में 
और 7 


[ भाग I – खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


m 


mmmmmmmmm 


३. पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में स्कोमैट मदों के निर्यात का ब्यौरा ( अंतिम किए गए निर्यात का ब्यौरा, 
यदि पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष में कोई निर्यात नहीं किया गया): ( यदि आवश्यकता हो, इसी प्रपत्र में 
अतिरिक्त शीट (ए4 आकार) संलग्न करें) 


क्रम सं. निर्यात लाइसेंस सं. निर्यातित मदों का . निर्यातित मात्रा देश का नाम जहाँ विदेश व्यापार 
और तारीख और विवरण 

निर्यात किया गया है महानिदेशालय 
जारी करने वाला श्रेणी विवरण 

(मुख्यालय ) की 
क्षेत्रीय प्राधिकारी 

फाइल सं . 


M 


. 


4. पोत लदान विवरण : 


i. लदान / पोत लदान का पत्तन 


ii. माल उतारने का पत्तन 
iii. देश जिसे मद का निर्यात किया जाना है 
iv. अंतिम गन्तव्य देश 


5. निर्यात का उद्देश्य ( कृपया निशान लगाएँ और स्पष्टीकरण दें, यदि कोई है तो ) : 
i. व्यापार 
ii . नमूना 
| iii. डिस्पले/ प्रदर्शनी 


6क . विदेशी खरीददार का ब्यौराः 


i . नाम 


फ्लैट/प्लाट/ब्लाक सं . 
गली/ क्षेत्र/ इलाका 
नगर 
देश 


AAAAA 


ii. पता 


डाक 

कोड 
देश का क्षेत्र कोड 
कोड 


टेली नं . 


iii . टेलीफोन नं . (1 ) 


| iv . फैक्स नं . 


फैक्स नं . 


देश का क्षेत्र कोड 
कोड 


v. निर्यात आदेश सं. और तारीख 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I- SEC . I] 


- 


- 


. - . - .. - 


. . . 


- .. . 


- - . 


- - - 


ख. प्रेषिती का ब्यौराः (यदि विदेशी खरीददार के सदृश है तो "6क के समान" लिखें) 
i. नाम 

फ्लैट/प्लाट/ 

ब्लाक सं. 
| ii . पता 

गली/ क्षेत्र/ इलाका 
नगर 
| देश 

डाक कोड 
| देश का क्षेत्र कोड 

टेली . नं . 
iii . टेलीफोन नं . (1) 

कोड 


देश का कोड 


क्षेत्र कोड़ 


फैक्स नं . 


6ग . अंतिम प्रयोक्ता का विवरण : ( यदि विदेशी खरीददार और/ अथवा प्रेषिती के सदृश है तो " 6क और/ अथवा 6ख के समान" जैसा भी 
मामला हो , लिखें ) 


i . नाम 


फ्लैट/प्लाट / 
ब्लाक सं . 
गली / क्षेत्र/ 
इलाका 


ii . पता 


नगर 


देश 


डाक कोड 


देश का कोड 


क्षेत्र कोड 


ली 


नं 


iii. टेलीफोन नं . 


देश का कोड 


क्षेत्र कोड 


फैक्स नं . 


| iv . फैक्स नं . 
v. अंतिम उत्पाद जिसके लिए निर्यात 
___ की मद अंतिम प्रयोक्ता द्वारा प्रयोग | 

की जाएगी 
vi . उद्देश्य जिसके लिए अंतिम उत्पाद 

का प्रयोग किया जाएगा 
vii. क्या अंतिम प्रयोक्ता गन्तव्य देश 

की सरकार की इकाई है ? 
viii. अंतिम प्रयोक्ता की 
विनिर्माण / व्यापार/ अन्य 
गतिविधि 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 .बैंकों के ब्यौरे जिनके द्वारा इस निर्यात से संबंधित वित्तीय लेन देन किया जाएगा : 
क . गन्तव्य देश में 
i. बैंक का नाम 


फ्लैट/प्लाटा 
ब्लाक नं . 
गली/ क्षेत्र/ 


बैंक का इलाका 


पता 


नगर 


देश 


डाक कोड 


| iii . स्वीफ्ट कोड: 


7. 


.. 


- 


- 


- 


iv. आईबीएएन 
ख . भारत में 


i. बैंक का नाम 

फ्लैट/प्लाट / 

ब्लाक नं . 
ii. बैंक गली/ क्षेत्र/ 

इलाका 


का 


पता 


नगर 


राज्य 


पिन कोड 


iii . आईएफएससी कोड 


8. यदि उसी लाइसेंसिंग वर्ष में उसी उत्पाद , उसी अन्तिम उपयोग और उसी अंतिम प्रयोक्ता के लिए 
आवृति आधार पर निर्यात के लिए आवेदन किया है तो कृपया प्रस्तुत करें : 
i. संदर्भ संख्या और 
दिनांक जिसके अंतर्गत 
पहले अनुमति प्रदान की 
गई थी 
ii.निर्यात लाइसेंस सं० 

और दिनांक 
iii .निर्यात के लिए 
अनुमत मात्रा 
iv. इस आवेदन की 
तिथि तक निर्यात किए 
| गए माल की मात्रा 
11544711 - 2 


AMA 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


२. निर्यात की जाने वाली मद के उत्पादक / विनिर्माता का विवरण : 


i. नाम 


फ्लैट/प्लाट/ 
ब्लाक सं . 
गली/ क्षेत्र/ 
इलाका 
নুষ 
राज्य 


ii . पता 


पिन कोड 


10. अवधि जिसके दौरान मद का भारत से निर्यात किया जाना प्रस्तावित है : 


केवल विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय में प्रयोग हेतु ( आवेदक द्वारा भरा जाना चाहिए ) 
11क . आवेदन सौंपने का विवरण ( यदि इलैक्ट्रानिक रूप से सौंपा गया है।) 


i. ईसीओएम संदर्भ संख्या 
ii . सर्वर पर सौंपे जाने की तिथि 
ii. जिस क्षेत्रीय प्राधिकारी को सौंपा गया है 
iv. फाईल संख्या और जारी करने की तिथि 
11ख. आधिकारिक क्षेत्रीय प्राधिकारी 


घोषणा/ वचनबद्धता 


1. 


मैं | हम एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ / करते हैं कि : 


फर्म / कम्पनी को सीमा शुल्क अधिनियम , उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार (विकास एवं 
विनियमन) अधिनियम , 1992 , 2010 में यथा संशोधित और फेरा / फेमा के अधीन दण्डित नहीं 
किया गया है । 


.. ( ii ) फर्म / कम्पनी का कोई भी स्वामी / साझीदार / निदेशक /कर्ता/ न्यासी, जैसा भी मामला हो, किसी 

अन्य फर्म / कम्पनी में स्वामी/ साझीदार/निदेशक / कर्ता/ न्यासी नहीं है जो कि विदेश व्यापार 
महानिदेशालय की प्रतिकूल जानकारी में हैं तथा किसी ऐसी अन्य फर्म / कम्पनी में स्वामी / 
साझीदार /निदेशक / कर्ता/ न्यासी के रूप में सम्बद्ध नहीं है जो भारतीय रिजर्व बैंक की चेतावनी 
सूची में है । 


( iii ) न तो फर्म / कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/ मुख्य कार्यालय और न ही उसकी किसी शाखा 

कार्यालय / यूनिट/डिवीजन को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी 
प्रावधान के अधीन आयात /निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है । 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


(iv) हमने स्कोमैट मदों के निर्यात के लिए हमे जारी सभी पहले के लाइसेंसों/ प्राधिकार पत्रों की 

शर्तों का पालन किया है और जहाँ कहीं अपेक्षित है विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय 

नई दिल्ली को अंतिम प्रयोक्ता के द्वारा निर्यात की मदों की रसीद के संबंध में निर्धारित समय 
. में दस्तावेजी प्रमाणों के साथ बाकायदा सूचित कर दिया है । 


2. मैं /हम विदेश व्यापार (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम , 1992 , 2010 में यथा संशोधित, इसके 

अधीन बने नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति , प्रक्रिया -पुस्तक खण्ड 1 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 
2 और आई टी सी (एच एस) के प्रावधानों के पालन की शपथ लेता हूँ/ लेते हैं और विदेश व्यापार 
महानिदेशालय कार्यालय (निर्यात स्कोमैट प्रभाग), उद्योग भवन , नई दिल्ली को सभी अपेक्षित दस्तावेजों 
को जमा करवाने की शपथ लेता हूँ/ लेते हैं । जिसके पूरा न हो पाने की स्थिति में मेरे / हमारे विरूद्ध 
विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 , 2010 में यथा संशोधित अथवा इसके तहत 
बनाए गए नियमों और आदेशों के तहत एवं सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत कार्रवाई की जा 
सकती है । 


3. 


मैं | हम पूर्णतया समझता हूँ/ समझते हैं कि आवेदन में दी गइ कोई भी जानकारी गलत या झूठी 
साबित होगी तो मुझे/ हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे 
कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो । 


4. मैं एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैं नीति के पैरा 9.9 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने 

और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ | 


आवदेक के हस्ताक्षर 
नाम 


पदनाम 


AAL 


| फ्लैट/ प्लाट/ ब्लाक सं . 

गली/ क्षेत्र / इलाका 
का नगर 


कार्यालय 
पता 


पिन 
कोड 

टेली. नं . 


का क्षेत्र कोड 


टेलीफोन 


| देश 
कोड 


स्थानः 
तारीखः 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I _ SEC . ! ] 


आवेदकों हेतु दिशा निर्देश 
( कृपया प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 का पैराग्राफ 2. 49 भी देखें ) 


1. 


आई ई सी , डीईएल में नहीं होना चाहिए । 


2. निर्धारित प्रपत्र ए एन एफ 2( ड.) और ए एन एफ 1 में आवेदन की एक मूल प्रति और उसकी छ : 

प्रतियाँ निम्नलिखित पैरा 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों की स्व -प्रमाणित प्रतियों के साथ, डी जी एफ टी 
(मुख्यालय), उद्योग भवन , नई दिल्ली को प्रस्तुत की जाएं । मूल आवेदन का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक के 
द्वारा कम्पनी के द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षरित होना चाहिए । 


......-.---- 


.... 


.- 


..... 


3. आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व- प्रमाणित प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए : 


ए. एन. एफ . 2ड. के कॉलम- 2 में उल्लिखित मदों के संबंध में विदेशी क्रेता, प्रेषिती और अन्तिम 

प्रयोक्ता से क्रय आदेश । 
(ii ) अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र (नीचे पैरा 4 को भी देखें)। 
( ii ) निर्यात की जाने वाली मदों हेतु तकनीकी विनिर्देशन ( प्रत्येक मद के लिये एक पृष्ठ से अधिक 

नहीं ) । 
( iv ) ( क ) आवेदन के कॉलम संख्या 3 में दी गई जानकारी के अनुसार पिछले एक वर्ष के 

दौरान निर्यातित मदों के गंतव्य देश में प्रविष्टि बिल .। पिछले 3 वर्षों हेतु निर्यातों के 
ब्यौरे कॉलम सं0 3 में दिए जाने चाहिए । तथापि , सिर्फ पिछले 1 वर्ष हेतु प्रविष्टि 
बिल प्रस्तुत करना होगा । 
प्रविष्टि बिल सिर्फ वित्तीय वर्ष के प्रथम आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा । दूसरे 
आवेदन से, निर्यातक को अपने अग्रेषण पत्र में विदेश व्यापार महानिदेशालय फाइल 
संख्या का उल्लेख करते हुए यह संदर्भ देना होगा कि प्रविष्टि बिल पहले आवेदन के 
साथ प्रस्तुत किए गए हैं । प्रत्येक परवर्ती आवेदन के साथ पहले आवेदन के अग्रेषण 

पत्र की प्रति भी लगानी होगी । 
( v) यदि कोई तीसरा पक्ष अथवा ठेकेदार शामिल है तो संविदा अथवा समझौते की प्रति के साथ , 

तीसरे पक्ष के साथ विदेशी क्रेता और अन्तिम प्रयोक्ता के संविदा अथवा समझौते का ब्यौरा भी 
प्रस्तुत करना होगा । 


4. अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र : निर्यात उत्पाद, अंतिम उत्पाद , अंतिम प्रयोजन जिसके लिए निर्यात की 
मद अंतिम प्रयोक्ता द्वारा प्रयोग की जाएगी को दर्शाते हुए और अंतिम प्रयोक्ता के पूरे पते और टेलीफोन नं . 


[ भाग — खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


के साथ मूल अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र ( अंतिम प्रयोक्ता के पत्र शीर्ष पर परिशिष्ट 36 में निर्धारित प्रपत्र में ) 
मूल आवेदन के साथ सौंपना चाहिए । अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण- पत्र निम्नलिखित से भी प्रस्तुत किया जाना 
चाहिए: 


(i ) विदेशी क्रेता द्वारा यदि वह अन्तिम प्रयोक्ता से अलग है | 
(ii ) प्रेषिती द्वारा , यदि वह विदेशी क्रेता और अन्तिम प्रयोक्ता से अलग है । 
( iii ) किसी अन्य मध्यवर्ती के द्वारा यदि कोई है । 
( iv ) विदेशी क्रेता, प्रेषिती और अन्तिम प्रयोक्ता से अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र में मदों का तर्कसंगत 

प्रवाह दिखाई दे। 
प्रत्येक अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र में , क्रय आदेशों में और ए. एन . एफ . 2ड, के कॉलम 2 की 

सूची में दी गई सभी मदों का उल्लेख होना चाहिए । . 
( vi ) अलग - अलग भागों व हिस्सों में सौंपे गए अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण- पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे । प्रत्येक 

उपभोक्ता अर्थात् विदेशी क्रेता, प्रेषिती और अंतिम प्रयोक्ता से केवल 1 (एक ) मूल अंतिम 
प्रयोग सह- अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाण - पत्र दाखिल करना है | 


( v ) 


प्रत्यक 


5 . 


एएनएफ 2ड ., अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र और खरीद आदेश में दिए गए विवरण पूर्णतया समान होने 
चाहिए । 


6. 


एएनएफ 2ड . को भरते समय, निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए. ध्यान रखा जाना चाहिए: 


MIN 


( ii ) 


निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस ) वर्गीकरण के परिशिष्ट 3 के अनुसार निर्यात 
किए जाने के लिए प्रस्तावित मदों की श्रेणी को सुस्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए । 
निष्पादन का पत्तन और मार्ग को सुस्पष्ट रुप से बताया जाना चाहिए । परिवहन का मार्ग/ 
तरीका निर्यात लाइसेंस जारी करने के बाद बदला नहीं जा सकता | 
कॉलम 6क, 6ख और 6ग में पूरा पता दिया जाना चाहिए । पी ओ बाक्स नं0 स्वीकार्य नहीं 

होगा । 
( iv ) सभी कॉलम सही और पूरी तरह भरे जाने चाहिए । 


15441711 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 1 - SEC. 1) 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 30th March , 2011 
No. 42 (RE -2010 )/2009 -2014 


F. No. 1/91 /171/37/AM - 10 /EC .- In exercise of powers conferred under 
paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy , 2009 - 14 , the Director General of Foreign 
Trade hereby makes following amendments to the Handbook of Procedures , 
Volume 1 (Appendices and Aayat-Niryat Forms), 2009 - 2014 ; 


Aayat Niryat Form 2E (ANF 2E ) as given in Annexure to this Public 
Notice , shall replace the existing ANF 2E in the Handbook of 
Procedures, Volume 1 (Appendices and Aayat Niryat Forms), 2009 


14 . 


2 . This amendment shall be applicable w .e.f. 1.4 .2011. All applications for 
permission for export of SCOMET items filed from 1.4 . 11 onwards must be filed 
in the new ANF 2E . 


3 . Purpose of the Public Notice : Prescribed application form for export 
licence for SCOMET items is ‘ Aayat Niryat Form 2E (ANF 2E ) . Based on 
feedback received from exporters , a simplified , rationalized and easy to fill ANF 
2E has been designed which includes a revised “Declaration / Undertaking . 
Guidelines for Applicants too have been made exhaustive with a view to 
facilitate filling of the form . New ANF 2E is applicable w .e .f. 1.4 .2011 . All 
applications for export of SCOMET items filed from 1. 4 . 2011 onwards must be 
filed in the new ANF 2E . 


ANUP K . PUJARI, DirectorGeneralof Foreign Trade 


[ TTLEUE 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ANF 2 E 


Application Form for export of SCOMET Items listed in Appendix 3 of 

Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items 


Please see guidelines at the end before filling the application ) 


1. Applicant Details : 


li IEC 


ii. Name 


Flat/Piot /Block No. 


| iii. Address 


Street Area /Locality 


City 


State 


PIN Code 


Country Code 


Area Code 


Tel.No. 


iv . Telephone 


No. 


Country Code 


Area Code 


Fax No. 


v . Fax No. 


E -mail (1 ) 


E -mail ( 2 ) 


vi. E -mail address where 

authorisation to be sent 


2. Details of SCOMET items in Appendix 3 of Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export & Import 
Items applied for export : ( If required, attach extra sheet ( A4 size ) in the same format ) 
SI. SCOMET SCOMET Description of ITC (HS) Quantity 

Total FOB Value 
No. Category Item No 

export items 

Code No. 
L.e . 1B , 1C , 

( if available ) ID relevant In Rupees 

lo USS 
2, 3 , 4, 5 

Foreign 
and 7 

Currency 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTISEC , 1) 


3 . Details of exports of SCOMET items in the preceding 3 licensing years. ( Details of the export last made, 
if no export was made during the preceding licencing year): ( If required, attach extra sheet ( A4 size ) in the 
same format) 
Sl. Export Licence Details of items exported 

Country to DGFT S (HQ s) File 
No. & Date and 

exported which 

Number 
Issuing Regional Category Description 

exported 
Authority 


| 4 . Shipment Details : 


i. Port of Loading Shipment 


UN 


ii. Port of Discharge 


iii. Country to which item to be exported 


Liv. Ultimate Destination Country 


5. Purpose of Export ( please tick and give clarification if any): 
i. Trade 
ii. Sample 
iii .Display/Exhibition 


| 6A . Foreign Buyer Details : 


VY 


Sun 


i. Name 


Flat/Plot /Block No. 


WY 


ii. Address 


Street/Area /Locality 


City 


NE 


Postal 
Code 


Country 


Country Code 


Area Code 


Tel.No. 


AL 


iii. Telephone 


No. 


Country Code 


Area Code 


Fax No . 


iv . Fax No. 


V . Export Order No. and date 


[ 4797 I— 05 1 ] 


PRECT 27 1995 : 37797UT 


13 


| 6B . Consignee Details: ( If same as Foreign Buyer write “ SAME As in 6A " ) 


i. Name 


Flat Plot/Block No. 


ii. Address 


Street/Area /Locality 


City 


Country 


Postal 
Code 


Country Code 


Area Code : 


Tel.No . 


iii. Telephone 

No. 


Country Code 


Area Code 


Fax No . 


iv. Fax No. 


6C . End User Details : ( If same as Foreign Buyer and / or Consignee write “ SAME As in 6A and/or 6B " as the 
case may be ) 


i. Name 


Flat Plot / Block No. 


Street/Area Locality 


ii. Address 


City 


Country 


Postal 
Code 


Country Code 


Area Code 


Tel.No. 


iii. Telephone 

No. 


L 


(1) 


Country Code 


Area Code 


Fax No . 


iv . Fax No . 


v . End product for which the item 

of export will be used by the end 
user 


vi. Purpose for which the end 

product will be utilized 
vii. Is end user an entity of 

Government of destination 
country ? . 


L 


viii.Manufacturing/Business/ other 

activity of the end user 
T154G711 - 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I- Sec. 1] 


7 . Detalls of Banks through which financial transactions relating to this export will be executed : 


M 


a . In Destination Country 


i. Name of the Bank 


Flat/Plat /Block No. 


Street Area Locality 


ii . Address of 

the Bank 


City 


Postal 


Code 


Country 
iii. SWIFT Code: 


iv . 1 BAN 


b . In India 


i. Name of the Bank 


Flat/Plot /Block No . 


Street/Area Locality 


ii. Address 

of the 
Bank 


City 


State 


PIN Code 


iii . IFSC Code 


| 8. If applied for export on repeat basis in the same licensing year for same product , same end use and to the same 

end user, please furnisb : 
i. Reference Number and date vide 

which earlier permission was 
granted 


14 . 


ii. Export Licence number and date 


iii. Quantity allowed for export 
iv. Quantity exported on the date of 

this application 


9 . Details of Producer Manufacturer of the item to be exported : 


i. Name 


Flat/ Plot /Block No . 


ii . Address 


Street/Area /Locality 


City 


pe cate 


III 


State 


PIN Code 


10 . Period during which the item is 
| proposed to be exported from India 


[ ATISU 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


For Use in DGFT office only (To be filled by the applicant). 


114. Application Submission Details ( if submitted electronically ): 
i. ECOM Reference Number 


1 ii. Date of Submission on Server 


iii. Submitted to which Regional Authority 


NU 


iv . File Number & Date of Issue 


| 11B . Jurisdictional Regional Authority : 


DECLARATION / UNDERTAKING 


1 . 1 / Wehereby certify that: 


the firm / company has not been penalized under Customs Act, Excise Act , FT (D & R ) Act 1992 as amended in 2010 and 
FERA / FEMA . 


that none of the Proprietor / Partner ( s ) / Director ( s ) / Karta / Trustee of firm / company, as the case may be , is / are a 
Proprietor / Partner (s ) / Director ( s ) / Karta / Trustee in any other firm / Company which has come to adverse notice of 
DGFT and are not associated as Proprietor / Partner( s ) / Director (s ) / Karta / Trustee in any other firm / company which is 
in the caution list of RBI. 


neither the Registered Office / Head Office of the firm / company nor any of its Branch Office ( s ) / Unit(s ) / Division ( s) has 
been declared a defauiter and has otherwise been made ineligible for undertaking import / export under any of the 
provisions of the Policy . 


(iv ) 


we have complied with the conditions of all previous licences / authorisations issued to us for export of SCOMET items and 
wherever required have duly intimated the olo DGFT, New Delhi along with documentary evidence regarding receipt of the 
items of export by the end - user within the stipulated time. 


2 . I / We undertake to abide by the provisions of the FT ( D & R ) Act 1992 , as amended in 2010 , the Rules and Orders framed 

thereunder , FTP , HBP VI and HBP v2 and ITC (HS ) , and submit all requisite documents to the o / o DGFT (Export -SCOMET Division ) , 
failing which I/We shall be liable to action under FT ( D & R ) Act, 1992 as amended in 2010 or rules and orders made there under, 
and the Customs Act , 1962 , 


3 . 


1 / We fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will render me / us liable for any 
penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted . 


4 . 


I hereby certify that I am authorised to verify and sign this declaration as per Paragraph 9 . 9 of the Policy . 


Signature of the Applicant 


Name 


| Designation 


Flat/Plot/Block No . 


WM 


Street/Area /Locality 


MALL 


Official 
Address 


City 


State 


PIN Code 
Tel.No . 


Country 
Code 


Area Code 


Telephone 


Place : 


Date : 
1154 GN11 -59 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part _ Sec . 1] 


GUIDELINES FOR APPLICANTS 
( Please also see paragraph 2 .49 of HBP v1 ) 


1 , 


IEC must not be in DEL . 


One original application in the prescribed format ANF 2E and ANF 1 and six 
copies thereof along with self- certified copies of the documents as in Para 3 below 
must be submitted to DGFT (HQ ) , Udyog Bhavan , New Delhi. Each page of the 
original application has to be signed by the applicant with stamp of the company. 


3 . Application must be accompanied by self- certified copies of the following 
documents : 


(1) 


Purchase Order from the Foreign Buyer , Consignee and End - User 
in respect of itemsmentioned in Col. 2 of ANF2E 


(ii) 


End User Certificate ( s ) (Also see Para 4 below ) . 


( iii ) 


Technical Specifications (not exceeding one page for each item ) 
for the items to be exported . 


(iv ) 


( a ) Bills of Entry (BEs ) into the destination country for items 
exported during the last one year as per information in column No . 
3 of the application . In Col. 3 details of exports are to be given for 
last 3 years. However, BEs for the last 1 year only are to be 
submitted . 
( b ) BEs as above are to be submitted with the 1st application of 
the financial year only . From the 2nd application onwards , the 
exporter shall make a reference in the forwarding letter that the BES 
have been submitted with the 1st application giving DGFT s File No . 
of 1st application . Copy of the forwarding letter of 1st application to 
be attached with every subsequent application . 


(v ) 


If a third party or contractor is involved , details of Contract or 
Agreement between the Foreign Buyer and End User with third party 
must be submitted , along with copy of contract or agreement. 


4 . End User Certificate :- Original End User certificate in the prescribed 
format Appendix 36 on Letter Head of the End User ) indicating complete details of 
the export product, end product , end purpose for which the item of export will be 
used by end user and complete address and telephone No . of end user must be 
furnished along with original application . End User Certificate from the followingmust 
also be submitted : 


By the Foreign Buyer if it different than the End User. 


By the Consignee , if it is different than the Foreign Buyer & End 
User . 


By any other intermediary , if there is any. 


( iv ) 


End User Certificates from Foreign Buyer , Consignee and End User 
must reflect the logical flow of items. 


Each EUC must mention all the items given in the Purchase Orders 
and in the list in Col. 2 in ANF2E . 


[ 9717 I 


gue 1 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( vi) 


EUCs submitted in parts and pieces will not be accepted . 1 (one) 
original End Use - cum - End User Certificate only from each of the 
customers i.e ., Foreign Buyer, Consignee and End User is to be filed . 


Details given in ANF2E , End User Certificates and Purchase Orders must 
match completely . 


While filling ANF2E , care should be taken to ensure the following : 


(1) 


Category of the items proposed to be exported as per Appendix 3 of ITC 
(HS ) Classifications of Export and Import Items should be clearly 
mentioned . 


Port of discharge and route must be clearly defined . Route /mode of 
transport cannot be changed after export licence has been issued . 


(iii) 


Against column 6A , 6B & 6C , complete address should be given . P .O . Box 
No. will not be accepted . 
All columns must be filled correctly and completely . 


(iv ) 


* * * 


Primer by the 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


non se pode ter Deht 106 


